निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 969 ) पटना , सोमवार , 29 नवम्बर 


2021 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

12 नवम्बर 2021 
सं ० अ ० स ० क०-02-02 / 2021 / 180 - बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्र संख्या -32 दिनांक -26.08.2021 
के आलोक में 64 वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित निम्नलिखित प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण 
पदाधिकारियों को निम्न शर्तों के साथ वेतनमान 9300-34800 / -ग्रेड पे०–4200 पुनरीक्षित वेतनमान 
35400-112400 / - लेवल -06 में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ उनके नाम के 
सामने स्तम्भ -05 में अंकित प्रखण्ड कार्यालय में परिवीक्षा पर पदस्थापित किया जाता है : 


- 


क्र ० 


अभ्यर्थी का नाम 


मेधा 
क्रमांक 


गृह जिला 


पदस्थापन का प्रखण्ड 
कार्यालय / जिला 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


5 


6 


1 . 


शेखर सुमन 


530 


उच्चकागाँव / ( गोपालगंज ) 
अररिया / ( अररिया ) 


2 . 


प्रशांत प्रभाकर 


795 


3 . 


. 


अपूर्व कुशाग्र 


832 


माझा / ( गोपालगंज ) 


4 . 


कनिष्क श्रीवास्तव 


833 


4 
कटिहार 
देवघर 
( झारखण्ड ) 

राँची 
( झारखण्ड ) 
पूर्वी चम्पारण 
( मोतिहारी ) 
इलाहाबाद 
( यू ० पी ) 
नैनीताल 
( उत्तराखण्ड ) 
भागलपुर 
नालन्दा 


जाले / ( दरभंगा ) 


5 . 


राज बाबू 


838 


केवटी / ( दरभंगा ) 


6 . 


शिवेन्द्र बिष्ट 


839 


7 . 


849 


अमन प्रकाश 
अलंकार 


दरभंगा / ( दरभंगा ) 
पूर्वी पूर्णिया / ( पूर्णिया ) 
बाजपट्टी / ( सीतामढ़ी ) 


8 . 


864 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) 29 नवम्बर 2021 


9 . 


कुन्दन कुमार यादव 


866 


सुपौल 


रामगढ़वा / ( पूर्वी चम्पारण ) 


मुजफफरपुर अल्पसंख्यक 
बालक छात्रावास में 

प्रतिनियुक्त । 


10 . 


अभिषेक कुमार 


868 


11 . 


प्रबुद्ध सिंह 


870 


पटना 
लखनऊ 
( यू ० पी ० ) 
शिवहर 


घूरैयाँ / ( बाँका ) 
बलरामपुर / ( कटिहार ) 

कस्बा / ( पूर्णिया ) 


12 . 


गुंजन कुमार 


875 


13 . 


मायाकांत तिवारी 


876 


औरंगाबाद 


हायाघाट / ( दरभंगा ) 


मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 


14 . 


जयन्त सिंह 


881 


15 . 


सम्राट शिवमणि 


882 


16 . 


गौरव वैष्णव 


883 


अमुल्य सिथि 


885 


895 


17 . 
18 . 
19 . 
20 . 


प्रियतम सम्राट 
आलोक कुमार 
विकास कुमार 


आजमगढ़ 
( यू ० पी ० ) 
सिवान 
अजमेर 
( राजस्थान ) 

पटना 
समस्तीपुर 
बाँका 
दरभंगा 
पटना 
बक्सर 
पटना 
खगडिया 
वैशाली 


898 


नरपतगंज / ( अररिया ) 
थावे / ( गोपालगंज 
अमौर / ( पूर्णिया ) 

बैसा / ( पूर्णिया ) 
जलालगढ / ( पूर्णिया ) 
क्रित्यानंद नगर / ( पूर्णिया ) 

बरारी / ( कटिहार ) 
बारसोई / ( कटिहार ) 
मनसाही / ( कटिहार ) 
प्राणपुर / ( कटिहार ) 
टेढ़ागाछ / ( किशनगंज ) 
दीघलबैंक / ( किशनगंज ) 


899 


21 . 


अतीत कुमार गौरव 


902 


22 . 


908 


सत्य प्रभाकर 
शाश्वत 


916 


23 . 
24 . 


1473 


संतोष कुमार 
अभिषेक कुमार 


25 . 


1488 


26 . 


राहुल राज 


1504 


छपरा 
( सारण ) 


ठाकुरगंज / ( किशनगंज ) 


मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 
मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 


27 . 


गुलाम सरवर 


1506 


खगड़िया 


नरकटिया / ( पूर्वी चम्पारण ) 


28 . 


अद्वितीय राय 


1541 


समस्तीपुर 


पोठिया / ( किशनगंज ) 


29 . 


मासूमा खानम 


1547 


अररिया 


कटिहार सदर / ( कटिहार ) 


मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 


30 . 


1559 


अश्विनी कुमार चौरसिया 

अफरोज अख्तर 


1564 


31 . 
32 . 


बेगूसराय 
गोपालगंज 
जहानाबाद 
पटना 


बहादुरगंज / ( 

किशनगंज ) 
बनजारिया / ( पूर्वी चम्पारण ) 
कोचाधामिन / ( किशनगंज ) 
किशनगंज / ( किशनगंज ) 


1572 


प्रितू रानी 
पूनम सुकुमारी 


33 . 


1613 


34 . 


ईसा गौतम 


1619 


पटना 


चेहर कलाँ / ( वैशाली ) 


मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 
मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 


35 . 


अल्का कुमारी 


1641 


पटना 


नानपुर / ( सीतामढ़ी ) 


36 . 


1643 


लक्ष्मी कुमारी 
अंशु पराशर 


37 . 


1647 


38 . 


ऋतम्भरा आर्या 


सुपौल 
भोजपुर 
( आरा ) 
पटना 
जहानाबाद 
बाराबंकी 
( यू ० पी ० ) 


मैनाटाड़ / ( पश्चिम चम्पारण ) 
लौरिया / ( पश्चिम चम्पारण ) 
ताजपुर / ( समस्तीपुर ) 
हसनपुरा / ( सीवान ) 
मनिहारी / ( कटिहार ) 


1651 


39 


आरती कुमारी 


1675 


40 . 


खुशबू आजम 


1678 


3 


41 . 


बिहार गजट ( असाधारण ) 29 नवम्बर 2021 
रूपा कुमारी 

मुजफ्फरपुर सिकटा / ( पश्चिम चम्पारण ) 
कुमारी सुमन 

सिवान परिहार / ( सीतामढ़ी ) 
प्रिति कुमारी 

गोपालगंज अदापुर / ( पूर्वी चम्पारण ) 


1680 


42 . 


1704 


43 . 


1752 


44 . 


अरनोज्या 


1759 


नालन्दा 


कोढा / ( कटिहार ) 


मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 


45 . 


प्रेरणा कुमारी 


1769 


नालन्दा 


हसनगंज / ( कटिहार ) 


46 . 


सलोनी शरण 


1773 


गया 


कदवा / ( कटिहार ) 


मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 
गया अल्पसंख्यक 
बालिका छात्रावास में 

प्रतिनियुक्त । 


47 . 


स्वेता श्री 


1782 


लखीसराय 


जगदीशपुर / ( भागलपुर ) 


48 . 


2144 


नीलू कुमारी 
शारबाह तरन्नुम 
दीपा कुमारी 


49 . 
50 . 


2294 


दरभंगा 
पूर्णिया 
गया 


बैरगनिया / ( सीतामढ़ी ) 
रानीगंज / ( अररिया ) 
फारबिसगंज / ( अररिया ) 


2304 


51 . 


अनिता शर्मा 


2316 


मुजफ्फरपुर 


सुमहौला / ( भागलपुर ) 


भागलपुर अल्पसंख्यक 
बालिका छात्रावास में 

प्रतिनियुक्त । 


52 . 


2323 


गया 


53 . 


सोनिया राज 
कन्हैया कुमार 

चौधरी 
अविनाश कुमार चौधरी 


2457 


गया 


54 . 


2459 


55 . 


उमेश कुमार 


2461 


बोखड़ा / ( सीतामढ़ी ) 
पलासी / ( अररिया ) 
कलुआही / ( मधुबनी ) 
बिस्फी / ( मधुबनी ) 
जोकीहाट / ( अररिया ) 
रहिका / ( मधुबनी ) 
नरकटियागंज / 
( पश्चिम चम्पारण ) 


56 . 


पियुष अभिषेक 


2464 


समस्तीपुर 
पटना 
पटना 
सारण 
( छपरा ) 
कैमुर 
( भभुआ ) 


57 . 


विजय कुमार 


2471 


58 . 


नागेन्द्र राम 


2474 


59 . 


उपेन्द्र पासवान 


2477 


नालन्दा 


फल्का / ( कटिहार ) 


मौ ० म ० हक अरबी फारसी 
विश्वविद्यालय , पटना में 

प्रतिनियुक्त । 


सुरबाला वर्मा 


2931 


2932 


60 . 
61 . 
62 . 
63 . 


सुप्रिया 
माधुरी कुमारी 
कुमारी प्रीति पायल 


2933 


नवादा 
जहानाबाद 
वैशाली 
पटना 
भोजपुर 
( आरा ) 


गौराबैराज / ( दरभंगा ) 

पुपरी / ( सीतामढ़ी ) 
हुसैनगंज / ( सीवान ) 
ढाका / ( पूर्वी चम्पारण ) 

बैरनी / ( पूर्णिया ) 


2952 


64 . 


अंकित कुमार 


3278 


65 . 


नवेन्दु मिश्र 


3277 


पश्चिम 
चम्पारण 


बरहरिया / ( सीवान ) 


मौ ० म ० हक अरबी 
फारसी विश्वविद्यालय , 
पटना में प्रतिनियुक्त । 


2. सभी नव – नियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का परीक्ष्यमान की अवधि नियुक्ति की तिथि से 
दो वर्षों की होगी । 

3. उपर्युक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों को औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है । 
अभ्यार्थियों द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र की सम्पुष्टि के क्रम में यदि प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो तत्काल 
प्रभाव से नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यार्थी के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी । 

4. सभी नव - नियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की वरीयता सूची बिहार लोक सेवा आयोग 
द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी । 

5. नव - नियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा योगदान के समय शैक्षणिक / जाति / चरित्र 
प्रमाण - पत्र मूल मे संबंधित सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । 


= 


4 . 


बिहार गजट ( असाधारण ) 29 नवम्बर 2021 


जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्रों के जाँचोपरान्त एव उचित पहचान के पश्चात नियमानुसार 
योगदान स्वीकृत किया जायेगा । 

6. सभी नव – नियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 माह 
के अंदर संबंधित सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे । 01 माह 
की अवधि बीत जाने के बाद बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के योगदान स्वीकृत नही किया जायेगा । संबंधित 
नियंत्री पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा दिये गये योगदान को स्वीकृत करते हुए 
तत्संबंधी सूचना विभाग / जिलाधिकारी / प्रखण्ड कार्यालय को देंगे । योगदान के पश्चात मौलाना मजहरूल हक अरबी 
एवं फारसी विश्वविद्यालय , पटना में स्थित कोचिंग कोषांग / छात्रावास के लिये प्रतिनियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण 
पदाधिकारी को संबंधित नियंत्री पदाधिकारी तत्काल विरमित कर देंगे । 

7. जिन प्रखण्डो में सद्भाव मण्डप निर्मित है , वहाँ नव - नियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 
कार्यालय को सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा स्थापित किया जायेगा । जहाँ सद्भाव 
मण्डप निर्मित नही है , वहाँ संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा कार्यालय स्थापन संबंधी कार्य किया जायेगा । 

8. विभागीय अधिसूचना संख्या -638 दिनांक -12.06.2018 की कंडिका -04 की उपकंडिका- ( ग ) एवं ( घ ) की 
शर्ते सेवा सम्पुष्टि एवं वेतन वृद्धि के मामले में लागू रहेंगी । 

9. सभी नव - नियुक्त प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प 
संख्या -1919 दिनांक -18.01.1976 के अनुपालन में दहेज ने लेने संबंधी घोषणा – पत्र अनिवार्य रूप से योगदान के समय 
प्रस्तुत करेंगे । 

10 दिनांक -01 सितम्बर 2005 से नई पेंशन स्कीम लागू है , अतएव इनके मामले में नई पेंशन स्कीम लागू 


- 


होगी । 


11. इन पदों पर होने वाले व्यय मुख्यशीर्ष - 2053 - जिला प्रशासन , उप मुख्य शीर्ष -00 , लघु शीर्ष - 094 - अन्य 
स्थापनाएं , समूह शीर्ष - गैर योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष - 0010 - अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय विपत्र कोड 
एन -2053000940010 वेतनमद अन्तर्गत विकलनीय होगा । इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , संबंधित जिला के 
सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी होंगे । संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से प्राप्त 
अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर सहायक निदेशक / जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा वेतनादि का भुगतान 
किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डा ० अमीर आफाक अहमद फैजी , 
संयुक्त सचिव - सह - निदेशक । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 969-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


1 


